104 


HARYANA GOVT. GAZ ., MARCH. 4 , 2003 ( PHGN. 13, 1924 SAKA) 


[ PART I 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 

दिनांश जरयो : 03 
क्रमांक 01 - ज -2-03 / 3922. - श्री जयराम पुत्र श्री सन्तु राम, निवासी गांव चाहडों, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर को पूर्वी पंजाब 
युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2(ए)(1 ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5547- आर0- III -68/ 4610 , 
दिनांक 9 दिसम्बर, 1968 द्वारा 100/-रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041 - आर- III - 70 / 29505 , दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 
द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789- ज - 1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300/ -रुपये वार्षिक 
और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944- ज - 2-93/ 15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई 


थी । 


2. अब श्री जयराम की दिनांक 2 मई , 2000 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री जयराम की पत्नी श्रीमती चन्दा देवी के नाम रबी 2000 से 1,000/ -रुपये तथा रबी 2002 
से 5,000/ -रुपये वार्षिक की संशोधित दर से सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


( हस्ता.). . 


अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 


राजस्व विभागा 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन एवं मार्ग शाखा) 

गुड़गांव वृत 

दिनांक 27 दिसम्बर, 2002 
क्रमांक 28 जी 0 ए0-87 - डी 0/ 9. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि सरकार द्वारा , 
सरकारी खर्चे पर , सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् तावडू से तावडू सराय रोड, तहत्तील तावडू, जिला गुड़गांव, के लिए तुरन्त अपेक्षित है । जिसके लिए 
भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 17 की उपधारा ( 2) के खण्ड (ग) के साथ गठित धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग, 
भवन एवं मार्ग शाखा की अधिसूचना संख्या को प्रकाशित की गई, इसके द्वारा यह घोषित किया गया कि नीचेविशिष्टि में वर्णित भूमि उपर्युक्त 
प्रयोजन के लिए तुरन्त अपेक्षित है । 

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा ( 6) के उपबन्धों के अधीन उन सभी 
व्यक्तियों की जानकारी के लिये की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी- कम - भूमि अर्जन कलैक्टर, गुड़गांव या भूमि अर्जन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, 
भवन एवं मार्ग शाखा, गुड़गांव या कार्यकारी अभियन्ता, प्रान्तीय मण्डल नूंह, लोक निर्माण विभाग, भवन एवं मार्ग शाखा, नूंह, के कार्यालय में किया 
जा सकता है । 


- 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र/ गांव 


हदबस्त संख्या 


क्षेत्रफल एकड़ों में 


खसरा नं ० 


RAN 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


गुड़गांव 


तावडू 


22 


0.12 


4 


17/1, 24/1 


नन्दूकी 
(मोहम्मदपुर अहीर ) 


कुल रकबा 0.12 


caumatamannamunana 


ManRCRAM 


( हस्ता ०) . . ., 


अधीक्षक अभियन्ता, 
लो 0 नि 0 वि 0, गुड़गावां वृत, गुड़गावां । 


Part 1 ] 


HARYANA GOVT. GAZ., MARCH . 4 , 2003 (PHGN , 13 , 1924 SAKA ) 


105 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BUILDINGS AND ROADS BRANCH 


GURGAON CIRCLE 


The 27th December , 2002 


No. 28 -GA - 87 - D /9. - Whereas , it appears to the Governor of Haryana that the land described in the 
specification given below is needed urgently by the Government, at public expenses, namely for the construction of 
road from Tauru to Tauru Sarai road in Gurgaon District, it is hereby notified that the land described below is 
needed for the above purpose . 


This notification is made under the provisions of Section 4 read with clause (c) of Sub -section (2 ) 
of Section 17 of the Land Acquisition Act, 1894 , for the information of all to whom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section the Government of Haryana hereby authorise , with 
their servant and workmen for the time being engaged in the undertaking to enter upon and survey any land in the 
locality and to do all other acts required or permitted by that section . 


Further, whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the purpose for which the land required is of an 
urgent importance within the meaning of clause (c )of Sub -section ( 2) of Section 17 of the said Actwhereas the Governor 
of Haryana is of the opinion that the provisions of Sub - section (2) of the said section are thus applicable it is hereby 
directed under Sub -section (4 ) of Section 17 of the said Act that the provisions of Section 5- A of the said Act shall not 
apply in regard to this acquisition . 


Plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Officer, Haryana, P. W. D. B & R 
Branch , Gurgaon . 


Specification 


District 


Tehsil 


Hadbast 


Khasra Nos. 


Locality / 
Village 


Area in 
Acres 


No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


ros 


Gurgaon 


Tauru 


22 


0.12 


4 17/1 , 24/1 


Nanduki 
(Mohammadpur 
Ahir ) 


Total Area : 0.12 Acres 


VANAVO 


(Sd. )..., 


Superintending Engineer , 
Gurgaon Circle , P.W.D. (B. & R.Branch ), 

Gurgaon . 


35521.C.S .-- H.G.P ., Chd . 


